THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i )] 


- 


- 


- 


- 


. . 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) ऐसे अवमानक या नटिपूर्ण विद्यत तारों, केबलों , 
साधित्रों और उपसाधनों या कच्ची- सामग्री या संघटकों को , 
जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं , उपयोग न किए जाने 
की स्थिति तक विरूपित कर दिया जाएगा और उनका स्क्रैप 
के रूप में व्ययन कर दिया जाएगा । 


___ 4. विनिर्माताओं का प्रमाणन: - ( 1 ) विद्युत तारों, 
केबलों , साधिनों और उपसाधनों के विनिर्माता, ब्यूरो को , 
मानक चिह्न का प्रयोग करने के संबंध में अनुज्ञप्ति , यदि वह 
पहले ही अभिप्राप्त न कर ली गई हो , अभिप्राप्त करने के 
लिए यह आदेश के जारी किए जाने के 45 दिन के भीतर, 
आवेदन करेगें । 

( 2 ) ब्यूरो द्वारा मानक चिह्न का प्रयोग करने के लिए 
अनुज्ञप्ति का दिया जाना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम , 
1986 ( 1986 का 63 ) के और उसके अधीन बनाए 
गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा । 

( 3 ) जब कोई व्यक्ति , स्वयं या अपनी ओर में किसी 
व्यक्ति की मार्फत , विद्युत तारों, केबलों , साधित्रों और उपसाधनों 
का विनिर्माण करने के लिए प्रस्थापना करता है तो 
वह ब्यूरो को उत्पादन के प्रारम्भ के 45 दिन के भीतर 
आवेदन करेगा । 


या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब , 
जो , प्रत्यक्ष रूप में या अन्यथा , किन्हीं ऐसे विद्युत 
तारों, केबलों , साधिनों और उपसाधनों का , चाहे 
नकद रुप में या आस्थगित संदाय के लिए अथवा 
- कमीशन , पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल 

के लिए, क्रय , विक्रय, प्रदाय या वितरण का कार 

बार करता है 
( घ ) “विद्युत तार, केवल , साचित्र और उपसाधन " से 

अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट विद्युत तार , 

केवल साधिन और उपसाधन अभिप्रेत है ; 
( क ) विद्युत तार, केबल , साधित और उपसाधन के 

संबंध में "विनिर्माता " से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति 
या कोई फर्म या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, जो 
किन्हीं ऐसे विद्युत तारों, केबलों, साधिनों और 
उपसाधनों को उत्पादित करता है, बनाता है , 
संमजित या विनिर्मित करता है और इसके अन्त 
र्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिन्दू अविभक्त 
कुटुम्ब भी है , जो यथास्थिति , ऐसे व्यक्ति , फर्म 
या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा उत्पादित किए, 
बनाए, संमक्ति किए या विनिर्मित किए जाने वाले 
ऐसे विद्यत तारों, केबलों , साधित्रों और उपसाधनों 

का दावा करता है ; 
( च ) “ अनुसूची " से . इस प्रदेश से उपाबद्ध अनुसूची 

अभिप्रेत है ; 
( छ ) विद्युत तार , केबल , साधिन और उपसाधन के 

के संबंध में , " विनिर्दिष्ट मानक " से अनुसूची के 
स्तम्भ ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट 

मानक अभिप्रेत है ; ( 
( ज ) “ मानक चिह्न " से ब्यूरो द्वारा कोई विशिष्ट 

भारतीय मानक निरुपित करने के लिए विनिर्दिष्ट 
भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणीकरण चिह्न अभिप्रेत 

है , और इसके अन्तर्गत ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट 
- कोई भारतीय मानक भी है ; और 
( झ ) “ राज्य सरकार " के अन्तर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन 
. भी है । 
3. विद्युत तारों , केबलों, साधितों और उपसाधनों के 

विनिर्माण , विक्रय , आदि के संबंध में प्रतिषेधः 
( 1) कोई भी व्यक्ति , स्वयं या अपनी और से किसी 
व्यक्ति की मार्फत, किन्हीं ऐसे विद्युत तारों, केबलों , साधित्रों 
और उपसाधनों का , जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरुप नहीं हैं , 
विनिर्माण या विक्रय के लिए संग्रह , विक्रय या वितरण 
नहीं करेगा और उन पर ब्यूरो का मानक चिह्न होगा : 

परन्तु इस आदेश की कोई वात , निर्यात के लिए अपेक्षित 
ऐसे विद्युत तारों, केबलों , साधितों और उपसाधनों के 
निर्यात के संबंध में लागू नहीं होगी , जो विदेशी क्रेता द्वारा 
अपेक्षित किसी विनिर्देश के अनुरुप हैं और ऐसा विनिर्देश 
किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट मानक से कम नहीं होगा । 


( 4 ) अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित एक या अधिक 
विद्युत तारों, केबलों , साधितों और उपसाधनों के लिए किसी 
अनुज्ञप्ति के व्यपगत हो जाने या रद्द किए जाने या ब्यूरो 
द्वारा आवेदन के बन्द किए जाने का परिणाम अन्य समुचित 
प्राधिकारी को भी सूचित किया जाएगा । 


5. भंडारकरण , विक्रय और वितरण का प्रतिषेध : --- 
कोई भी व्यक्ति , स्वयं या अपनी ओर से कार्य करने वाले 
किमी व्यक्ति की मार्फत , ऐसे किन्हीं विद्युत तारों , केबलों , 
माधिनों और उपसाधनों का , जिन पर ब्यूरो का मानक चिह्न 
नहीं है और जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने इस प्रयोजन के 
लिए प्रमाणीकरण चिह्न अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त नहीं की है , 
विनिर्मित किए गए हैं , विक्रय के लिए संग्रह, विक्रय या 
वितरण नहीं करेगा । 


6. जानकारी , प्रादि मांगने की शक्तिः - समुचित प्राधिकारी , 
इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, - -- 
( क ) किन्हीं विद्युत तारों, बिलों, साधित्रों और उपसाधनों 

4 विनिर्माण , विक्रय के लिए भंडारकरण , 
विक्रय या वितरण में लग किसी व्यक्ति से ऐसी 
जानकरी, जो वह इस आदेश को कार्यान्वित करने 
व : लिए किन्हीं विद्युत तारों, बालों, साधित्रों 
और उपसाधनों के विनिर्माण , विक्रय के लिए 
भंडारकरण , विक्रय या वितरण के संबंध में 
आवश्यक समझे, देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा 
या किसी ऐसे व्यक्ति से उसे किन्हीं एसे विद्युत 
तारों, केबलों, साधित्रों और उपसाधनों या किन्ही 


* aaa 


[ भाग II----खंड-- 3- ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारम . 


M 


- 


- 


ऐसे विद्युत तारों, केबलों, माधिनों और उपसाधनों 
के किन्ही संभरकों के नमूने देने की अपेक्षा कर 
सकेगा । 


या उसने कब्जे में की . या नियंत्रण बी किन्हीं बहियों या 
दस्तावजों या किन्हीं विद्युत तारों, केबलों, साधितो और 
उपसाधनों , को छुपाएगा , नष्ट करेगा , विकृत या विपित्त 
करेगा । 


( ख ) किन्ही ऐसे विद्युत तारों, केबलों , साधिनों और 

उपसाधनों के विनिर्माण , विक्रय के लिए भंडार 
करण , विक्रय या वितरण में लग किसी व्यक्ति 
द्वारा रखी गई या उसकी या उसके कब्जे में की 
या नियंत्रणाधीन किन्हीं बहियों या अन्य 
दस्तावेजों और अन्य विद्युत तारों , केबलों , साधित्रों 
और उपसाधनों याकिन्ही ऐसे विद्युत तारों, केबलों, 
साधिल्लों और उपसाधनों के सभरकों का निरीक्षण 
कर सकेगा या करा सकेगा । 


11 . शास्ति :- वह व्यक्ति , जो इस आदेश के उपबन्धों 
में से किसी का उल्लंघन करेगा या उसके अधीन किए गए 
किसी निदेश या अध्यपेक्षा को कार्यान्वित करने में असफल 
होगा, दंडनीय होगा , और वह संपत्ति , जिसकी बाबत आदेश 
का उल्लंघन किया गया है, अावश्यक वस्तु अधिनियम , 19 5-5 
( 1955 का 10 ) की धारा . 7 के अधीन समचित किए जाने 
को दायित्वाधीन होगी । 


12. अपोल: - ( 1 ) समचित अधिकारी के किसी विनिश्चय 
द्वारा व्यक्ति कोई भी निर्माता या व्यौहारी, ऐसा विनिश्चय 
संसूचित करने वाले आदेश की प्रति की उसके द्वारा प्राप्ति 
की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित रुप में केन्द्रीय 
सरकार. को अपील कर सकेगा : 


( ग ) पैरा 8 के अधीन किसी अधिकारी को यह प्राधि 

कृत कर सकेगा कि वह परिसर में प्रविष्ट करे 
और तलाशी ले तथा किन्हीं ऐसे विद्युत तारों, 
केबलों ; साधित्रों और उपसाधनों को , जिनकी बाबत 
यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश 
का उल्लंघन किया गया है या उक्त विद्युत तार , 
कोबल , साधिन और उपसाधन विनिर्दिष्ट मानक के 

नहीं हैं, अभिगृहीत करे ; और 
( घ ) दंड. प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 का 2 ) 

की तलाश और अभिग्रहण से संबधित धारा 100 
के उपबन्ध , जहां तक हो सके, इस पैरा के अधीन 
तलाशी और अधिग्रहण को लाग होंगे। 


परन्तु केन्द्रीय सरकार, पुर्वोक्त अवधि की समाप्ति के 
पश्चात कोई अपील उस दशा में ग्रहण कर सकेगा यदि उसका 
यह समाधन हो जाता है कि अपीलार्थी नियत समय पर अपील 
फाइल करने से पर्याप्त कारणों से निवारित हो गया था । 


( 2 ) केन्द्रीय सरकार , उपपैरा ( 1 ) के अधीन अपील 
की प्राप्ति पर , अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने 
के पश्चात , ऐसा प्रादेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक 
समझे । 


7. नमूनों का परीक्षश: - ~ मानक चिह्न वाले और समु 
चित प्राधिकारी द्वारा लिए गए किन्हीं विद्युत तारों, केवलों 
साधियों और उपसाधनों के नमूनों का यह अभिनिश्चित 
करने के लिए कि क्या वे विनिदिएर मानक के हैं , ब्यूरो 
द्वारा अनुमोदित प्रायोगशाला में और ब्यूरो द्वारा अवधारित 
रीति मे परीक्षण किया जाएगा । 


[ फा . स . 95 / 88/ ई एल , आई एन डी , वोल्यूम -2 ] 

ए . पो . सिंह, संयुक्त सचिव 

अनुसूची 
क्वालिटी नियंत्रण प्रादेश , 1993 
उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत आने वाली मदें निम्नलिखित 


8. विनिर्माताओं और व्योहारियों को निदेश देने की 
शक्तिः - समुचित प्राधिकारी , विनिर्माताओं और व्योहारियों 
को ऐसे निदेश दे सकेगा जो इस आदेश के उपबन्धों से संगत 
हो और जो इस आदेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के 
लिए आवश्यक हो । 


ऋम मं . 


मद 


मानक 


_ 


( 3) 


9. निवेशों का अनुपालन: -किन्हीं विद्युत तारों, बलों , 
साधितों और उमसाधनों के विनिर्माण विक्रम के लिए भंडार 
करण , विक्रय या वितरण में लगा प्रत्यक व्यक्ति , जिसे इस 
आदेश के अधीन कोई निदेश दिया गया है , एसे निदेश का 
अनुपालन करेगा । 


10. जानकारी देने की बाध्यता:--- कोई भी विनिर्माता 
या व्योहारी, इस आदेश के उपबन्धों से बचने के प्राशय से , 
परा 6 के अंधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई कोई जानकारी 
देने से न तो इंकार करेगा न ही ऐसे व्यक्ति द्वारा रखी गई 


1. घरेल और समरूप विद्यत साधिलों भामा. 302- 2- 201 

की सुरक्षा इलेक्ट्रिक इमरशन ( 1992 ) 

वाटर हीटर . 
2 . घरेल और ममरुप विद्युत साधितो भा . मा . 302- 2 - 3 
___ की सुरक्षा विद्युत इस्त्री ( 1992 ) 
3. घरेल औरसमरुप विद्यत साधित्रों भा . मा . 302- 2- 202 

की सुरमाविद्युत स्टोव ( 1992 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec . 3 (1) ] 


2 


( h ) " Standard Mark ” means the Bureau of Indian 

Standards Certification Mark specified by the Bureau 
to icpresent a particular Indian Standard , and als ) 
includes any Indian Standard specified by the Bureau ; 

and 
(i) “ State Government” includes a Union Territory Ad 

ministrațion . 


4 . STAY 3477774 faala 7.FT. 302- 2- 30 

Erfaraj ai greir faz a faiz? ( 1992 ) 
5 . Gia STT TTHET gargai 41. FT. 3954 : 1988 

asfag fraã 
6 . घरेल और समरुप प्रयोजनों PT. AT . 4949 : 1968 

fag 29 .04 . 08. fecres 1 
7. & 173177 69yorovat a HT. # T. 1293 : 1988 

faths 3 CET 2017. Hra: STATE 


3 . Prohibition regarding manufacture , sale , etc . of electrical 
wires , cables, appliances and accessories. ( 1 ) No person shall 
uy himself or through any person on his behalf manufacture 
or store for sale , sell or distribute: any electrical wires, cables , 
appliances and accessories which do not conform to the speci 
fied standards and they shall bear standard mark of the 
Bureau : 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of industrial Development ) 

ORDER 
New Delhi, the 24th February, 1933 


Provided that nothing in this Order shall apply in relation 
to export of electrical wires , cables, appliancess and accessories 
required for export which conform to any specification re 
quired by the foreign buyer and such specification shall not 
in any case be less than the specified standard . 

( 2 ) The sub -standard or defective electrical wires, cables , 
appliances and accessories or raw -material or components, 
which do not conform to the specified standard shall be de 
formed beyond use and disposed of as scrap . 


G . S . R . 83 ( E ). In exercise of powers conferred by section 
3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) , and 
in supersession of the Order of the Government of India in 
the Ministry of Industry, No. G . S . R . 356 ( E ) , dated the 18th 
March , 1988 , except as respects things done or omitted to be 
donc before such supersession the Central Government hereby 
makes the following Order, namely : 

1 . Short title and commencement.- -- ( 1 ) This Order may be 
called the Electrical Wires , Cables , Appliances and Accessorie s 
( Quality Control) Order , 1993 . 

( 2 ) It shall come into force on the date of its publication 
in the Official Gazette : 


4 . Certification of Manufacturers . - ( 1 ) The manufacturers 
of electrical wires, cables , appliances and accessories shali 
make an application to the Bureau for obtaining licence for 
use of the Standard Mark , within 45 days of the issue of this 
Order, if not already obtained . 

( 2 ) The grant of licence by the Bureau for use of the 
Standard Mark shall be as per the provisions of the Bureau 
of Indian Standards Act , 1986 (63 of 1986 ) and the rules and 
regulations made thereunder . 

( 3 ) When any person by himself or through any person 
on his behalf proposes to manufacture electrical wires, cables, 
appliances and accessories , he shall make an application to 
the Bureau within 45 days of commencement of production . 


2 . Definitions.- --In this Order, unless the context otherwise 
requires 


( 4 ) Consequent to the lapsing or cancellation of any 
licence or closure of application by the Bureau for one or 
more of the electrical wires, cables, appliances and accessories 
mentioned in column ( 2 ) of the Schedule , other Appropriate 
Authority shall also be informed . 


5 . Prohibition of storage, sale and distribution .-- No person 
shail by himself or through any person acting on his behalf 
store for sale , sell or distribute any electrical wires , cables , 
appliances and accessories which do not hear the Standard 
Mark of the Bureau and which have not been manufactured 
Per a merson who has obtained a Certification Mark Licence for 
the purpose . 


6 . Power to call for information , etc . — The Appropriate 
Authority may, with a view to securing compliance with this 
Oider 


(a ) " Appropriate Authority " means an officer not be 

low the rank of an Under Secretary to the Govern 
ment of India or an officer not below the rank of a 
Geleral Manager, District Industries Centres of a 
State Government as may be appointed by the cen 
tral Government or the State Government to imple 

ment the provisions of this Order. 
(b ) “ Bureau " means the Bureau of Indian Standards ; 
( c ) " dealer " , in relation to electrical wires, cables , ap . 

pliances and accessories , means a person who , or a 
firm or a Hindu undivided family which , carries un , 
directly or otherwise , the business of buying , selling , 
supplying or distributing any such electrical wires, 
cables, appliances and accessories , whether in cash 
or for deferred payment or for commission , remu 

neration or other valuable consideration ; 
( d ) " Electrical wire s, cables, appliances and accessories" 

means the electrical wires, cables, appliances and 

accessories specified in column ( 2 ) of the Schedule ; 
(e ) “ Manufacturer ” , in relation to electrical wires, cables, 

appliances and accessories , means a person who , or 
a firm or a Hindu undivided family which , produces, 
makes, assembles or manufactures any such electri 
cal wires , cables , appliances and accessories and in 
cludes a person who , or a firm or Hindu undivideu 
family which , claims such electrical wires, cables , 
appliances and accessories to be produced , matie , 
assembled or manufactured by such person or firmu 

or Hindu undivided family , as the case may be . 
( f) “ Schedule ” means the Schedule annexed to this 

Order ; 
(g ) " Specified standard " , in relation to electrical wires, 

cables, appliances and accessories, means the stand 
ard as specified in the corresponding entry in 
column (3 ) of the Schedule ; 


( a ) require any person engaged in the manufacture , 

storage for sale , sale or distribution of any electri 
cal wires, cables, appliances and accessories to give 
such information as it deems necessary in relation 
to the manufacture , storage for sale , sale or distri 
bution of any electrical wires, cables, appliances and 
accessories for the implementation of this Order or 
require any such person to furnish to it samples of 
anv such electrical wires, cables , appliances and acces 
sories or any components of any such electrical wires , 

cables , appliances and accessories. 
(bj inspect or cause to be inspected any books or other 

documents and other electrical wires , cables appliances 
and accessories or the components of any such elec 
trical wires , cables, appliances and accessories kept 
hvor belonging to or in the possession or under 
the control of any person engaged in the manufac 
ture , storage for sale , sale or distribution of any such 

electrical wires, cables , appliances and accessories. 
( c ) cause an officer authorised under paragraph 8 to enter 

and search any premises and seize any electrical 
wires , cables, appliances and accessories in respect 


[ 


Il- 


3 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


www 

. 
hew 


Provided that the Central Government may admit i 
appeal after the expiry of the period aforesaid if it is sai 
fied that the appeliant was prevented from filing the app 
in time due to sufficient cause . 


of which it has reason to believe that a contraven . 
tion of this Order has been committed or the said 
electrical wires, cables, appliances and accessories 

are not of the specified standard ; and 
(d ) the provisions of section 100 of the Code of Crimi 

nal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) relating to search 
and seizure shall , so far as may be , apply to searches 
and seizures under this paragraph . 


( 2 ) On receipt of the appeal under sub -paragraph 
the Central Government may, ofter giving the appellant 
opportunity of being heard , pass such order as it may deer 


fit. 


7 . Testing of samples . Samples of any electrical wires , 
cables , appliances and accessories bearing the Standard Mask 
and drawn by the Appropriate Authority , for ascertaining whe 
ther they are of the specified standard , shall be tested in the 
laboratory approved by the Bureau and in the manner as 
may be determined by the Bureau . 


[F . No . 9 / 5 /88 -EL. Ind . Vol. JI 

A . P. SINGH , Jt. Sec 


8 . Power to issue directions to manufacturers and dealers. - -- 
The Appropriate Authority may issue such directions to manu 
facturers and dealers, consistent with the provisions of this 
Order, as may be necessary. for carrying out the purposes of 
this Order . 


SCHEDULE 

Quality Control Order , 1993 
Items covered under the aobve Order are as follows : 


Item 


SC 
No . 


Standard 


9 . Compliance of directions. Every person engaged in the 
manufacture , storage for sale , sale or distribution of any 
electrical wires, cables , appliances and accessories , to whom 
any direction is issued under this Order , shall comply with . 
such direction . 


10 . Obligation to furnish information. No manufacturer 
or dealer shall with intent to evade the provisions of this 
Order , refuse to give any information lawfully demanded from 
him under paragraph 6 or conceal, destroy , mutilate or deface 
any books or documents or any electrical wires, cables, ap - - 
pliances , and accessories kept by , or in the possession or con 
trol of, such person . 


11. Penalty . - - Any person who contravenes any of the 
provisions of this Order or fails to carry out any direction or 
requisition made thereunder shall be punishable , and the 
property in respect of which the order has been contravened 
shall be liable to forfeiture , under section 7 of the Essential 
Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) . 


1 . Safety of household and similar 

electrical appliances- Electric immer 
sion water heaters . 

IS : 302 - 2- 201 

(1992) 
2 . Safety of household and similar 

electrical appliances- Electric iron . IS : 302 -2-3 (1992 ) 
3 . Safety of household and similar 

electrical appliances -Electric stoves. IS : 302-2- 202 (1992 ) 
4 . Safety of household and similar 
electrical appliances - Electric radia 

IS : 302 -2 - 30 (1992 ) 
Switches for domestic and similar 
purposes . 

IS : 3854 : 1988 
6 . 2 Amp switches for domestic and 
similar purposes. 

IS : 4949 : 1968 
7. 3 Pin plugs and socket outlets . IS : 1293 : 1988 . 


tors . 


12 . Appeal. -- ( 1) Any manufacturer or dealer aggrieved by 
any decision of the Appropriate Authority may prefer an 
appeal in writing to the Central Government, within 30 days 
from the date of receipt by him of the copy of the order 
communicating such decision . 


. 


. . 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054, 1993 


भटी . . . -33004/ 92 


REGD. NO. D . L .- 3300411 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Fadia 


. . असाधारण 

EXTRAORDINARY 

भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


- - 


सं.. 65 ] 
No . 65] 


नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1993/ फाल्गुन 5, 1914 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1993/ PHALGUNA 5, 1914 


animum 


( भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या करीबाती है जिससे कि यह अलग सकलन के रूप में 

रखावा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be field as a 

separate compilation 


PRArun 


RIMINIPATE 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

(विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 फरवरी , 1993 
सा . का . नि .. 84 ( अ ): - - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व. 
साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: 

" सं प्रा 1512 
संविधान ( जम्मू- कश्मीर को लागू होना ) सशाधन प्रादेश, 1993 
राष्टपति . संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
कारते हुए , जम्मू -कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से, निम्नलिखित मावेश करते हैं । 
A8O GT / 93 


